MAN 


A 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

1 आषाढ़ , 19 3 8 ( श० ) 
संख्या 21 राँची , बुधवार 

22 जून, 20 16 ( ई० 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 26 8-279 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख - मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी., बी. ए , 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग-5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान - मंडल में उप- स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग-8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9 . विज्ञापन 
भाग-9 : क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 . ख- निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक .. 


पूरक अ 


... 


... 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार 22 जून, 2016 


269 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


झारखण्ड विधान- सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

7 अगस्त 20 14 , ई० । 
संख्या- वि०नि०अनु०स०. 04 / 2013- 1569 --वि०स० एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
यह प्रकाशित किया जाता है की झारखण्ड विधान- सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 
266 (1) के तहत प्रदत माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष 2014- 15 के लिए समान्य 
पर्योजन समिति का गठन निम्नरूप से किया गया है . 
श्री जनार्दन पासवान , 

स०वि०स० 

सभापति 


श्री नीलकंठ सिंह मुंडा 


स०वि०स० 


सदस्य 


स०वि०स० 


सदस्या 


श्रीमती सुधा चौधरी 
श्री अकील अख्तर 


स०वि०स० 


सदस्य 


श्री जनार्दन पासवान, स०वि०स०इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे | 


समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से नई समिति के गठन तक होगा | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 


प्रभारी सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


270 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 22 जून , 2016 


झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 


30 दिसम्बर, 2015 ई01 


संख्या ध्या० एवं अना०प्र०- 07/ 2015 - 1733--वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक - 26 मार्च,2015 को सदन में श्री स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० 
झारखण्ड सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कोटि के कर्मियों को दी जानेवाली प्रोन्नति में 
कथित रूप से अनियमितता बरते जाने विषयक ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार के उत्तर एवं सदन में 
में हुए वाद विवाद के आलोक में उपर्युक्त विषय की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान सभा की 
की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम- 223(1) के अधीन अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा 
झारखण्ड विधान सभा के अधिसूचना संख्या - ध्या0 एवं अना0प्र0-07/ 2015- 188/ वि0स0, राँची, दिनांक 
7 अप्रैल, 2015 तथा अधिसूचना संख्या- 862, दिनांक 6 जुलाई , 2015 एवं अधिसूचना संख्या-1459 , 
दिनांक 
5 जनवरी, 2015 द्वारा गठित विशेष समिति का कार्यकाल दिनांक - 31 मार्च, 2016 तक के लिए 
विस्तारित किया जाता है । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

शिशिर कुमार झा , 

संयुक्त सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा , राँची । 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार 22 जून, 2016 


271 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 


27 जनवरी, 2016 ई0 । 


संख्या ध्या0 एवं अना0प्र0- 03 / 2015-223 - वि०स० | एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक- 04 मार्च, 2015 को सदन में श्री राधाकृष्ण किशोर एवं 
अन्य स0वि0स0 की राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने 
विषयक ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार के उत्तर एवं सदन में हुए वाद विवाद के आलोक में उपर्युक्त 
उपर्युक्त विषय की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के 
नियम- 223(1 ) के अधीन अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा द्वारा झारखण्ड विधान- सभा सचिवालय के 
अधिसूचना सं0- ध्या0 वं अना0प्र0-03/ 15-142/वि०स०, राँची, दिनांक- 17 मार्च, 2015 द्वारा गठित विशेष 
समिति का कार्यकाल इससे संबंधित पूर्व की अधिसूचना संख्या- 669,दिनांक - 16 जून , 2015, अधिसूचना 
संख्या- 1004 , दिनांक- 30 जुलाई , 2015 , अधिसूचना संख्या- 1225,दिनांक- 14 अगस्त, 2015 , अधिसूचना 
संख्या- 1365 ,दिनांक- 14 सितम्बर , 2015 एवं अधिसूचना संख्या- 1682,दिनांक- 14 दिसम्बर, 2015 एवं 
अधिसूचना संख्या- 77,दिनांक- 13 जनवरी, 2016 के क्रम में अगले दो माह अर्थात् दिनांक 
26 मार्च, 2016 तक के लिए विस्तारित किया जाता है । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

शिशिर कुमार झा , 

संयुक्त सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा, राँची । 


272 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 22 जून , 2016 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

22 फरवरी, 20 16 ई01 
संख्या- आंत0- 0 2 / 2 0 15 -4 23 .. वि0 स0 | झारखण्ड विधान सभा के अधिसूचना सं0 आंत0 . 
02/ 20 15 -3 6, वि0 स0 , दिनांक -23 .02.20 15 के क्रम में झारखण्ड विधान सभा की आंतरिक संसाधन 
एवं केन्द्रीय सहायता समिति का कार्यकाल दिनांक -3 1 मार्च, 20 16 तक विस्तारित किया जाता है। 

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


अधिसूचना 


22 फरवरी, 20 16 ई० । 


संख्या अपि0क0व0क0स0- 01/ 2014- 429 - वि0स0। झारखण्ड विधान सभा के अधिसूचना सं0 
अ0पि0क0व0क0स0 -01/14-54, दिनांक- 23 फरवरी, 2015 के क्रम में झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया 
तथा कार्य संचालन के नियम- 264 के अधीन वर्ष 2015 - 16 के लिए गठित झारखण्ड विधान सभा की 
अल्पसंख्यक , पिछड़ा एवं कमजोर वर्ग कल्याण समिति का कार्यकाल दिनांक - 31 मार्च, 2016 तक 
विस्तारित किया जाता है | 


अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा , रांची | 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार 22 जून , 2016 


273 


झारखण्ड विधान- सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

22 फरवरी, 2 0 16 ई0 । 
संख्या- शू0 एवं गै0 स0 सं0 स0 - 0 2 / 2 0 15 -4 35 .. वि0 स0 | एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी 
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा के शून्यकाल एवं गैर सरकारी 
संकल्प समिति-02/ 20 15 की अधिसूचना सं0 -44 ,दिनांक-23 फरवरी, 20 15 द्वारा शून्यकाल एवं गैर 
सरकारी संकल्प समिति का गठन किया गया था , का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से झारखण्ड विधान 
सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 2 33 एवं 19 8 के तहत् दिनांक- 3 1 मार्च, 2 0 16 तक 
के लिए विस्तारित की जाती है । 

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान - सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान- सभा, राँची । 


अधिसूचना 


22 फरवरी, 20 16 ई0 । 


संख्या - स0 सु० एवं आ0 स0 -01/ 2 015 -4 3 7. वि0 स0 | झारखण्ड विधान सभा के अधिसूचना 
सं0 . स0सु0 एवं आ0 स0 -01/ 20 15 -5 8, दिनांक 23 फरवरी, 20 15 के क्रम में झारखण्ड विधान सभा 
की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-2 5 1 के अधीन वर्ष 20 15 -16 के लिए गठित झारखण्ड 
विधान सभा की सदस्य सुविधा एवं आवास समिति का कार्यकाल दिनांक- 31 मार्च, 2016 तक 
विस्तार किया जाता है । 

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से, 

बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान- सभा, राँची । 


274 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 22 जून , 2016 
झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

22 फरवरी, 2016 
संख्या. निवेदन - 02 / 12 - 439--वि0 स0। सभा सचिवालय की अधिसूचना सं0- 52, दिनांक 
23 फरवरी, 15 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित किया जाता है कि झारखण्ड 
विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम. 261 के अधीन वर्श. 2015 - 16 के लिए गठित 
निवेदन समिति का कार्यकाल 31 मार्च 2016 तक के लिए विस्तारित किया जाता है । 

मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा , राँची । 


अधिसूचना 


15 जनवरी, 2016 


संख्या . कार्मिक - 18 / 2016- 80 --वि0स0। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित 
किया जाता है कि श्री रधुनन्दन मण्डल, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा क्षेत्र संख्या- 17 ( गोड्डा) का 
दिनांक 3 जनवरी, 2016 एवं 4 जनवरी, 2016 को मध्य रात्रि में असामयिक निधन हो जाने के 
फलस्वरूप उक्त स्थान, उक्त तिथि से रिक्त हो गया हैं | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा के आदेश से , 

बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान- सभा, रांची | 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


275 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 22 जून, 20 16 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । । 


अधिसूचना 
2 जून , 2016 


संख्या- 3/ नि0 सं0-9- 16 / 2015 का .. 4653 -- श्रीमती मंजुलता कंठ , झा0प्र0से0, 
संयुक्त सचिव , कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड , राँची की दिनांक 
08 . 04. 2016 से 08 मई , 2016 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
227, 230 एवं 248 के तहत् स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


276 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 22 जून, 2016 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


विषयः 


राज्यादेश 

16 मार्च, 2016 
राँची जिलान्तर्गत अंचल- नगड़ी मौजा- टिकरा टोली, थाना सं०-125, खाता सं० 
151 , प्लाट सं०-432 रकबा- 27 . 00 एकड गैरमजरूआ परती कदीम भूमि ( विस्तृत 
विवरणी संलग्न अनुलग्नक- ) पर Integrated Project on Processing of Fruit Pulp 
& Frozen Fruits & Vegetables की इकाई की स्थापना हेतु 1/ -( एक ) रूपये 
सांकेतिक मूल्य पर नवीकरण के विकल्प के साथ मेसर्स मदर डेयरी फूड्स एण्ड 
भेजिटेबल प्राईवेट लिमिटेड के साथ 30 (तीस ) वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की 
घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में । 


आदेशः- 


स्वीकृत । 


संख्या-4 / स0 भू0 राँची - 11 / 16 - 1117 -( 4 )/ रा०..विभागीय राज्यादेश 
संख्या-39 3 / रा0 , दिनांक 5 फरवरी, 2016 के द्वारा राँची जिलान्तर्गत अंचल- नगड़ी मौजा. 
टिकरा टोली, थाना सं०. 12 5, खाता सं०. 15 1, प्लाट सं०. 4 3 2 रकबा-2 7.00 एकड गैरमजरूआ 
परती कदीम भूमि ( विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक- प्) पर Integrated Project on 
Processing of Fruit Pulp & Frozen Fruits & Vegetables की इकाई की स्थापना हेतु 1/ -( एक 
रूपये सांकेतिक मूल्य पर नवीकरण के विकल्प के साथ मेसर्स मदर डेयरी फुडस एण्ड 
भेजिटेबल प्राईवेट लिमिटेड के साथ 30 ( तीस ) वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती हेतु सशर्त 
स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसे मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2016 में मद 
संख्या- 20 के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है । 


अनु०. यथोपरि । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


धर्मेन्द्र पाण्डेय, 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार 22 जून, 2016 


277 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


9 जून , 2016 
संख्या-3/नि0सं0- 09 -22 / 2016 का . 4877 -- श्री नन्द किशोर गुप्ता , झा०प्र०से० 
अनुमण्डल पदाधिकारी, चक्रधरपुर , प0 सिंहभूम को दिनांक 30 जून , 2015 से 
1 जुलाई , 2015 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 
248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


278 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 22 जून, 2016 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ROHIT पिता SRI CHANDRA SHEKHAR PRASAD शपथ पत्र सं० 645 दिनांक 
29 अगस्त, 20 14 के अनुसार ROHIT KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा | 
ROHIT एवं ROHIT KUMAR दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है | 


RESIDENT OF. SECTOR-IV/ A, 

QR. NO - 2089 , 
P. O . & P.S .-SECTOR- IV , 
B. S. CITY, 
DISTT - BOKARO (JHARKHAND ) 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं MANAS KUMAR पिता SRI AJIT KUMAR MISHRA, शपथ पत्र सं0. 03 
दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार MANAS KUMAR MISHRA के नाम से जाना जाऊँगा | 

MANAS KUMAR एवं MANAS KUMAR MISHRA दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है | 


RESIDENT OF - D2 - 10 ,ROHARABANDH , SINDRI 

P. O . & P.S . SINDRI, 
DISTRICT - DHANBAD , 
STATE - JHARKHAND 


. 


. 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 22 जून , 2016 


279 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SUSHMA KUMARI पुत्री YADU BEDIYA पति AMRIT LAL BEDIYA शपथ पत्र 
सं० 15 0 2 3 दिनांक 24 मई, 20 16 के अनुसार SUSHMA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी । 

SUSHMA KUMARI एवं SUSHMA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT AT VILLAGE - TONGI 
P . O . HESALONG , 
P. S - GIDDI- A, 
DISTT . HAZARIBAGH , 
JHARKHAND 829101 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 2 1- 50 | 


